पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 अक्टूबर , 2017 ई0 ( आश्विन 29, 1939 शक सम्वत्) [ संख्या -42 


विषय - सूची 


प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 

विषय 


पृष्ठ संख्या 


वार्षिक चन्दा 


रु ० 


3075 


1500 


571-576 


1500 


975 


- 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति , स्थानान्तरण, 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क -नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


975 


975 


975 


975 


975 


975 


। 


1425 


571 - क 


572 


उत्तराखण्ड गजट , 21 अक्टूबर, 2017 ई ० ( आश्विन 29 , 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड 

( विधि - अनुभाग ) 

28 सितम्बर, 2017 ई ० 
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर ( कार्य० / प्रव ०), राज्य कर , 
देहरादून / हरिद्वार / रुड़की / रुद्रपुर / हल्द्वानी सम्भाग । 

पत्रांक 3166 / रा ० कर आयु उत्तरा० / मुख्यालय / विधि - अनुभाग / 17-18 / देहरादून - उत्तराखण्ड शासन, 
वित्त अनुभाग -8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 732/2017/108 (120 ) / XXVII (8) / 2002, दिनाँक 28 सितम्बर, 2017 का 
संदर्भ ग्रहण करें , जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूलवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन वर्ष 2013-14 के लिए कर निर्धारण 
अथवा पुनः कर निर्धारण दिनाँक 30 नवम्बर , 2017 तक किया जाना अधिसूचित किया गया है । 

उपरोक्त अधिसूचना इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ 
समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों /व्यापारी 
संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें । 

वित्त अनुभाग -8 

अधिसूचना 

28 सितम्बर , 2017 ई ० 
संख्या 732/2017/108(120) / XXVII (8) / 2002– श्री राज्यपाल महोदय , उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 
2005 ( अधिनियम संख्या 27 , वर्ष 2005) की धारा 32 की उपधारा (12) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 
( अधिनियम सं0 01, वर्ष 1904 ) ( उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त ) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके , सहर्ष 
आदेश देते हैं कि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन वर्ष 2013-14 के लिए कर निर्धारण अथवा 
पुनः कर निर्धारण दिनाँक 30 नवम्बर , 2017 तक किया जा सकेगा । 


आज्ञा से , 


अमित सिंह नेगी , 

सचिव । 
In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 ofthe Constitution ofIndia , the Governor is pleased 
to order the publication ofthe following english translation ofthe Notification no . 732/2017/108 ( 120 )/XXVII (8 )/2002 , 
dated September 28 , 2017 for general information . 

NOTIFICATION 

September 28 , 2017 
No. 732/2017/108 (120)/XXVII (8)/2002 -- In exercise of the powers conferred by sub -section (12) of 
section 32 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005 ) read with section 21 of the 
Uttar Pradesh General Clause Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), 
the Governor is pleased to order that tax assessment or tax reassessment of cases under the Uttarakhand 
Value Added Tax Act, 2005 for the year 2013-14 may bemade upto November 30 , 2017 , 

By Order 


AMIT SINGH NEGI, 

Secretary .. 

विपिन चन्द्र , 
एडिशनल कमिश्नर , राज्य कर, 

मुख्यालय, देहरादून । 


भाग 1 - क ] 


573 


उत्तराखण्ड गजट, 21 अक्टूबर , 2017 ई० ( आश्विन 29 , 1939 शक सम्वत् ) 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग 


आदेश 


29 अगस्त, 2017 ई ० 


संख्या 546 / प्रवर्तन / लाइसेन्स / 2016 - श्री विमल पुत्र श्री चन्द्रमोहन, निवासी ग्राम ढौण्डा, पो 0 चौरिया 
भरदार, जिला रूद्रप्रयाग का सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , कर्णप्रयाग द्वारा दिनाँक 27.07.2017 को इनके द्वारा 
संचालित की जा रही वाहन संख्या यू 0 के 0 08 टी 0 ए0-5513, का खतरनाक संचालन करने के अभियोग में चालान कर , 
इनके लाइसेन्स संख्या यू 0 के0-13220150008099, जो इस कार्यालय द्वारा LMV( NT), MCWG( NT), LMV (T) व पहाड़ी 
मार्गों हेतु जारी किया गया है व जिसकी वैधता क्रमशः 05.08.2035 ( अव्यवासायिक ) व दिनाँक 22.12.2019 (व्यवसायिक ) 
तक वैध है , के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है । इस कार्यालय के पत्र संख्या 
498 / सा ० प्रशा0 / नोटिस / 17 , दिनाँक 16.08.2017 के माध्यम से उक्त चालक को कार्यालय में उपस्थित होकर अपना 
पक्ष रखने हेतु पत्र प्रेषित किया गया । लेकिन इनके द्वारा इस कार्यालय को कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ । 

अतः , दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी , रूद्रप्रयाग के 
रूप में , मैं , पंकज श्रीवास्तव, मोटर वाहन विभाग अधिनियम , 1988 की धारा -19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए, आपके लाइसेन्स संख्या यू0 के0-13220150008099 ( वैधता उपरोक्त) को दिनाँक 29.08.2017 से 28.09.2017 
तक तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ । 

पंकज श्रीवास्तव , 
प्र 0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रूद्रप्रयाग । 


कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन , ऊधमसिंह नगर 

आदेश 


06 सितम्बर , 2017 ई ० 


पत्रांक 62 / लाइसेंस / निरर्ह / प्रतिसंत / 2017 - श्री खेवेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री उदल , निवासी 
ग्राम मिरजापुर बेला, पो 0 दरवारा चाँदपुर, बिजनौर, यू ० पी ० के चालक लाइसेंस संख्या UP2020150005611 के विरूद्ध 
निरर्ह / प्रतिसंह्त हेतु संस्तुति प्रभारी, सी ० पी ० यू ०. पुलिस विभाग, रूद्रपुर , ऊधमसिंह नगर द्वारा इस कार्यालय को 
लाइसेंस की मूलप्रति के साथ प्राप्त हुई है । चालक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, इस कार्यालय के पत्रांक 
संख्या मैंमों / लाइसेंस / निरर्ह / प्रतिसंत / 2017, दिनाँक 22.08.2017 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है । चालक द्वारा 
निर्धारित अवधि में अपना पक्ष कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है, जो पत्रावली में सुरक्षित है । प्रभारी, सी ० पी ० यू०. पुलिस 
विभाग, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं चालक के सुनवाई संबंधी पत्र के अवलोकन के आधार पर 
स्पष्ट हैं कि चालक मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 एवं सपठित नियमावली के नियम 21 के अन्तर्गत दोषी है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, लाइसेसिंग ऑथोरिटी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, उक्त चालक लाइसेंस संख्या 
UP2020150005611 को मोटरयान अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 
06.09.2017 से 03 माह हेतु निरर्ह ( Disqualify) करता हूँ । 


574 


उत्तराखण्ड गजट, 21 अक्टूबर, 2017 ई० ( आश्विन 29, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


आदेश 


06 सितम्बर, 2017 ई ० 


पत्रांक 63 / लाइसेंस / निरर्ह / प्रतिसंहत / 2017 - श्री नुकता प्रसाद पुत्र श्री आशा राम, निवासी 
शाहपुर शेरगढ़, बहेड़ी, बरेली, यू० पी ० के चालक लाइसेंस संख्या UP2520150016740 के विरूद्ध निरर्ह / प्रतिसंहत हेतु 
संस्तुति प्रभारी, सी ० पी ० यू०. पुलिस विभाग, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर द्वारा इस कार्यालय को लाइसेंस की मूलप्रति के साथ 
प्राप्त हुई है । चालक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए. इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 
मैंमों / लाइसेंस / निरर्ह / प्रतिसंत / 2017 , दिनाँक 22.08.2017 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है । चालक द्वारा निर्धारित 
अवधि में अपना पक्ष कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है , जो पत्रावली में सुरक्षित है । प्रभारी, सी ० पी ० यू ०, पुलिस विभाग, 
रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं चालक के सुनवाई संबंधी पत्र के अवलोकन के आधार पर स्पष्ट हैं 
कि चालक मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 एवं सपठित नियमावली के नियम 21 के अन्तर्गत दोषी है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, लाइसेसिंग ऑथोरिटी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, उक्त चालक लाइसेंस संख्या 
UP2520150016740 को मोटरयान अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 
06.09.2017 से 03 माह हेतु निरर्ह ( Disqualify ) करता हूँ । 

लाइसेसिंग आथोरिटी, 
मोटरयान विभाग, 
ऊधमसिंह नगर । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग 


आदेश 


08 सितम्बर , 2017 ई ० 


संख्या 608 / पंजीयन निरस्त / 2016-17 - वाहन संख्या UK13TA-0156 ( MAXI CAB), मॉडल, 2009, चेसिस 
संख्या MAINVEGFK93G72889, इंजन संख्या GF91G83256, इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री मुन्शी सिंह 
पुत्र स्व ० भूपाल सिंह, ग्राम सौन्दा मूल्या गाँव, पो 0 चौरिया भरदार, जिला रूद्रप्रयाग के नाम दर्ज है, वाहन स्वामी ने 
अपने वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु आवेदन किया गया । चूँकि दिनाँक 23.11.2015 को उक्त वाहन सौन्दा चौरिया के 
समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया था । उक्त वाहन फाइनेन्स मुक्त है तथा वाहन का चेसिस का टुकड़ा कार्यालय में जमा 
किया गया है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा उक्त वाहन 
मार्ग पर संचालन योग्य नहीं है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य 
नहीं रहता है । 

अतः, मैं , पंकज श्रीवास्तव (पंजीयन अधिकारी, रूद्रप्रयाग ) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के 
अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनाँक 08.09.2017 को वाहन संख्या UK13TA-0156 ( MAXI CAB) का 
पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ | 

पंकज श्रीवास्तव, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रूद्रप्रयाग । 


भाग 11 - क 


575 


उत्तराखण्ड गजट, 21 अक्टूबर, 2017 ई ० ( आश्विन 29, 1939 शक सम्वत् ) 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार , गढ़वाल 


कार्यालय आदेश 


11 सितम्बर , 2017 ई ० 


संख्या 876 / सा ० प्रशा0 / का 0 आ 0 / लाइनिल 0 / 2017-18 -निम्नलिखित चालक के चालाक अनुज्ञप्ति का 
निलम्बन तीन माह की अवधि हेतु वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा की दृष्टिगत ओवर लोडिंग, शराब पीकर 
वाहन संचालन, ओवर स्पीड आदि अभियोगों में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति 
के दिशा -निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है: 


क्र ० 


लाइसेन्स धारक का नाम 


अभियोग 


लाइसेन्स संख्या एवं प्रकार | संस्तुतिकर्ता 
व वैधता 

अधिकारी 


सं ० 


व पता 


लाइसेन्स 
निरस्त / 
निलम्बन की 

अवधि 


1 . 


UK- 1520150032906 


29.08.2017 


श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र 
श्री भारत सिंह, निवासी 
ग्राम व पो ० बल्ली, 
तहसील कोटद्वार , 
जनपद पौड़ी गढ़वाल 


प्रवर्तन 
अधिकारी, 
कोटद्वार 


शराब का सेवन 
कर वाहन 
संचालन के 
अभियोग में 


से 


28.11.2017 


2 . 


श्री राजीव कुमार 


28.08.2017 


UP- 1520110037554, LMV , 
MCWG , TRANS Only , 


पुत्र श्री रतिराम, 


प्रवर्तन बिना हैलमेट 
अधिकारी, | पहने वाहन का 
कोटद्वार संचालन, ट्रिपल 

राईडिंग आदि 


से 


18.03.2017 to 17.03.2020 


27.11.2017 


निवासी म 0 नं 0 56 , 
मौ ० कबालीगेट मवाना, 
मेरठ, यू ० पी ० 


3 . 


29.08.2017 


श्री संजय सिंह पुत्र 
श्री गोपाल सिंह, 
निवासी गन्दरियाखाल , 
तहसील कोटद्वार, 
पौड़ी गढ़वाल 


UK- 1520120018668, 
| MCWG ( NT ), 
16.08.2012 to 15-08-2032 


प्रवर्तन 

बिना हैलमेट 
अधिकारी, | पहने वाहन का 
कोटद्वार संचालन, ट्रिपल 

राईडिंग आदि 


से 


28.11.2017 


रावत सिंह , 


सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 


कोटद्वार । 


576 


उत्तराखण्ड गजट , 21 अक्टूबर , 2017 ई ० ( आश्विन 29 , 1939 शक सम्वत्) 


[भाग 1 - क 


कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून 


कार्यालयादेश 


26 सितम्बर, 2017 ई ० 


संख्या 4139 / टी 0 आर0 / पंजी0 निरस्त / 2017 - वाहन संख्या UP- 076-6281 , भार वाहन , चेसिस 
संख्या-359352DSQ111407, इंजन सं0-697D28DSQ118224 के स्वामी मैसर्स चदून, पी 0 जी 0 कॉलेज, निवासी केम्प 
रोड, सेलाकुइ, देहरादून द्वारा उनके वाहन के संचालन योग्य न होने के कारण इस कार्यालय में वाहन के पंजीयन 
निरस्तीकरण हेतु आवेदन किया गया है । वाहन का कर दिनांक 30.09.2017 तक जमा है । चेसिस का टुकड़ा कार्यालय 
में जमा करा दिया गया है , जिसका सत्यापन सम्भागीय निरीक्षक ( प्राविधिक ) द्वारा कर लिया गया है । 


अतः वाहन स्वामी के आवेदन पर पंजीयन प्राधिकारी के रूप में , मैं , अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा-55 की उपधारा -2 के अन्तर्गत 
प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UP-07G-6281, भार वाहन , चेसिस संख्या -359352 DSQ111407 . इंजन 
सं0-697 D28DSQ118224 का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


पंजीयन प्राधिकारी, 
मोटर वाहन विभाग, 

देहरादून । 


-- 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई ० ) 42 हिन्दी गजट / 587 -भाग 1 - क -2017 (कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


